.. 


HSL 


" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

7 श्रावण, 1937 ( श० ) 
संख्या 26 राँची, बुधवार 

___ 29 जुलाई , 2015 ( ई० ) 

विषय सूची 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 2 4 8 -252 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 
भाग 1 - ख. . मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी ., बी . ए, 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 . विज्ञापन 
भाग- 9 . क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-१ ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- . . 
पूरक अ 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 29 जुलाई , 20 15 


249 


भाग 1 


नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

20 जुलाई, 2015 
सं0 - 11/ रिम्स ( विधि)- 03 -041 20 14 . 14 8 ( 11)..विभागीय अधिसूचना सं0 - 61 ( HS ) 
दिनांक- 27 मई , 2014 के आलोक में डॉ0 सत्येन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक, रिम्स , राँची 
को निदेशक, रिम्स , राँची के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए डॉ0 शमीम हैदर, प्राध्यापक एवं 
विभागाध्यक्ष, पी0 एस0 एम0 विभाग, रिम्स राँची को निदेशक एवं डीन, रिम्स , राँची का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । डॉ0 चौधरी चिकित्सा अधीक्षक , रिम्स , राँची के पद पर यथावत बने रहेंगे। 


2 . प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग, झारखण्ड , · सह. अध्यक्ष, रिम्स शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त है । 


3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 

____ 21 जुलाई, 2015 
संख्या- 10 / पारा मेडि0 -07 -07/ 20 12 -20 8-( 10 ). विभागीय अधिसूचना सं0 - 29 ( 10 ) 
दिनांक 30 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 
अन्तर्गत गैर योजना मद में संविदा पर नियुक्त पारा मेडिकल कर्मियों ( यथा- परिचारिका ग्रेड ए , 
ए0 एन0 एम0 , फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक ) के नियमित नियुक्ति नियमावली, 2 0 14 के नियम 
5 ( i) एवं ( III) में आंशिक संशोधन करते हुए इसमें अंकित “ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग , 


250 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 29 जुलाई, 2015 
झारखण्ड, राँची के स्थान पर “स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, 
राँची द्वारा गठित चयन समिति प्रतिस्थापित किया जाता है । 

चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा : 
(i) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची 

अध्यक्ष 
( ii) वरीयतम उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड . सदस्य 
( iii) विभाग के अपर सचिव / संयुक्त सचिव/ उप सचिव 

( विषय के प्रभारी) 
( iv ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 

झारखण्ड द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति / जन जाति 

के पदाधिकारी ( आरक्षण मामलों का अनुश्रवण करने हेतु) . सदस्य 
( v) वित्त एवं कार्मिक विभाग के एतदर्थ उप सचिव से अन्यून 
स्तर के मनोनीत पदाधिकारी 

सदस्य 


सदस्य 


नियमावली के शेष अंश यथावत् रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

के0 विद्यासागर, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

6 जुलाई, 2015 
संख्या. ध्या0 एवं अना प्र0-07 / 2015- 862 --वि0 स0.. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिये प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक - 26 मार्च, 2015 को सदन श्री स्टीफन मराण्डी, 
स0 वि0 स0 की झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के कर्मियों को 
दी जानेवाली प्रोन्नति मे कथित रूप से अनियमितता बरते जाने विषयक ध्यानकर्षण सूचना पर 
सरकार के उत्तर एवं सदन मे हुए वाद विवाद के आलोक मे उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन 
हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम . 223 (i) के अधीन अध्यक्ष , 
झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना संख्या ध्या0 एवं अना प्र0 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 29 जुलाई, 20 15 


251 


07/ 2015- 188 / वि0 स0 , राँची, दिनांक - 07 .0 4.2 0 15 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल तीन 
माह अर्थात दिनांक - 05 अक्टूबर, 2 0 15 तक के लिए विस्तारित किया जाता हैं । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

तेजनारायण पाण्डेय, 
__ संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


अधिसूचना 
17 जून, 20 15 


संख्या- सीपी0 ए0 - 01 / 2015 - 2213 / विण्स .. लोकसभा सचिवालय के पत्रांक 
12 / 1/ 2 0 15 / CON-C.P. A. दिनांक 26 मई , 20 15 द्वारा इस्लामाबाद पाकिस्तान के REF : 
3 ( 4 )| 2 0 15 - 6 1 CPC दिनांक - 09 अप्रैल, 20 15 द्वारा प्राप्त आमंत्रण पत्र तथा दिनांक- 7 अप्रैल , 
2 0 15 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, झारखण्ड शाखा की वार्षिक आम बैठक लिये गये निर्णय के 
आलोक मे 61वॉ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान मे दिनांक - 3 अक्टूबर , 2 0 15 
तक होने वाले सम्मेलन में भाग लेने हेतु श्री दिनेश उराँव, माननीय अध्यक्ष - सह . सभापति , 
सीपी0 ए0 , झारखण्ड को मनोनीत किया गया है | माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के साथ 
उनकी पत्नी श्रीमती मंजु कुमारी लकड़ा भी उक्त सम्मेलन मे साथ रहेंगी | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रवीन्द्र कुमार सिंह, 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राची । 


252 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 29 जुलाई , 20 15 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
10 जुलाई, 2015 


सं0-3/नि0सं0- 09 - 77 / 2014 का . 6193 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची द्वारा पूर्व में अवकाश स्वीकृति के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना संख्या- 3564 दिनांक 
20 अप्रैल, 2015 को विलोपित करते हुए झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री गोपी नन्दन प्रसाद , अवर 
सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड , राँची को दिनांक 23 मार्च, 2014 से 31 अगस्त , 
2014 तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधिसूचना 

10 जुलाई , 2015 
सं0-3/नि0सं0 - 09 -22/ 2015 का . 6195 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री जनमेजय ठाकुर , 
संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची को दिनांक 22 अप्रैल, 2015 से 30 अप्रैल, 
2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230 एवं 248 के तहत स्वीकृत 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 26 -- 50 । 


